निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1133 ) पटना , मंगलवार , 1 अक्टूबर 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2019 
सं० 3 / एच0 - 03 / 2019 - सा०प्र० - 13501 — बिहार राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष 2020 में राज्य 
सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में संलग्न अनुसूची - 1 में उल्लिखित 
पर्व / अवसरों पर कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश रहेगा । 

2. अनुसूची - 1 में उल्लिखित सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष 2020 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न 
अनुसूची - 2 में उल्लिखित ऐच्छिक / प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम किन्हीं तीन अवकाशों का उपभोग 
कर सकेंगे । 

___ 3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - 20 - 25 / 26 / पर्व - 1, दिनांक 08 जून 1957 सह – पठित 
निगोशियेबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स ऐक्ट , 1881 की धारा - 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित 
रविवारों के अतिरिक्त 
(i) संलग्न अनुसूची - 3 में उल्लिखित पर्व / अवसरों पर वर्ष 2020 में बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश 

रहेगा । 
संलग्न अनुसूची - 4 में उल्लिखित अवसर पर वर्ष 2020 में बिहार राज्य में बैंक खाता की वार्षिक बंदी 
का अवकाश रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्टूबर 2019 


अनुसूची - 1 
बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए वर्ष 2020 में 

कार्यपालक आदेश के तहत् घोषित सामान्य अवकाश । 
क्रमांक पर्व / अवसर / अवकाश | अवकाश ग्रेगेरियन कैलेन्डर के शाके तिथि / हिजरी सप्ताह के 
का नाम के दिनों अनुसार तिथि 

तारीख 

दिन 
की संख्या 


II 


IV 


VI 


1 दिन 


। 


02 जनवरी, 2020 


पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी 


गुरूवार 


गुरु गोविन्द सिंह जन्म 

दिवस 


वसंत पंचमी 


1 दिन 


30 जनवरी, 2020 


गुरूवार 


संत रविदास जंयती 


1 दिन । 


09 फरवरी, 2020 


रविवार 


महाशिवरात्रि 


1 दिन । 


21 फरवरी, 2020 


शुक्रवार 


माघ शुक्ल पक्ष पंचमी 
माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 

चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 
चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 
15 शाबान - 1441 हिजरी 


सम्राट अशोक अष्टमी 


01 अप्रील 2020 


बुधवार 


1 दिन 
1 दिन 


महावीर जयंती 


06 अप्रील 2020 


सोमवार 


शब - ए - बरात 


1 दिन 


09 अप्रील , 2020 


गुरूवार 


वीर कुंवर सिंह जयंती 


1 दिन । 


23 अप्रील , 2020 


वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या 


गुरूवार 


जानकी नवमी 


1 दिन 


02 मई , 2020 


शनिवार 


1 दिन 


07 मई, 2020 


गुरूवार 


बुद्ध पूर्णिमा 
कबीर जयंती 


11. 


1 दिन 


05 जून , 2020 


शुक्रवार 


वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी 
वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा । 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
20 सफर -1442 हिजरी 
आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया 


12. 


चेहल्लुम 


1 दिन 


08 अक्टूबर, 2020 


गुरूवार 


13. 


IT ( सप्तमी) 


1 दिन 


शुक्रवार 


23 अक्टूबर, 2020 
16 नवम्बर, 2020 


14. । 


चित्रगुप्त पूजा / भाई दूज - 1 दिन । 


सोमवार 


15 . | 


हज़रत मोहम्मद साहब का । 


1 दिन । 


30 नवम्बर, 2020 


शुक्रवार 


12 रबीउल औव्वल 1442 

हिजरी 


जन्म दिवस 


टिप्पणी । - (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो 

सकता है । 
(2) राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह 

प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी । 
( 3) क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि 

सहित ) में 6( छह ) दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत लागू रहेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अक्टूबर 2019 


अनुसूची - 2 
वर्ष 2020 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक / प्रतिबंधित अवकाशों की सूची । 

( पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है ।) 


क्रमांक 


पर्व / अवसर / अवकाश 

का नाम 


अवकाश के 
दिनों की 
संख्या 


ग्रेगेरियन कैलेन्डर 
के अनुसार तिथि 


शाके तिथि / हिजरी 

तारीख 


सप्ताह के 
दिन 


TV 


Vi 


नव वर्ष 
मकर संक्रांति 
कर्पूरी ठाकुर जयंती 

होली 
रमजान का अंतिम जुमा 

ईदुल -फित्र ( ईद ) 


3. 


___ 1 दिन 

1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 


01 जनवरी, 2020 
15 जनवरी, 2020 
24 जनवरी, 2020 
09 मार्च, 2020 
22 मई , 2020 
26 मई , 2020 


पौष शुक्ल पक्ष षष्ठी 
माघ कृष्ण पक्ष पञ्चमी 
माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
28 रमजान - 1441 हिजरी 
02 शौव्वाल - 1441 हिजरी । 


बुधवार 
बुधवार 
शुक्रवार 
सोमवार 


शुक्रवार 
मंगलवार 


1 दिन 


18 जून , 2020 


आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी 


गुरूवार 


अनुग्रह नारायण सिन्हा 

___ जयंती 
ईदुल - ज़ोहा (बक्रईद ) 


1 दिन 


02 अगस्त , 2020 


रविवार 


सोमवार 


| 


10. 


अंतिम श्रावणी सोमवार 

रक्षा बंधन 
मोहर्रम 


सोमवार 


1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 


। 


03 अगस्त , 2020 
03 अगस्त , 2020 
31 अगस्त, 2020 
01 सितम्बर, 2020 
17 सितम्बर, 2020 


सोमवार 


अनन्त चतुर्दशी 


मगलवार 


विश्वकर्मा पूजा 


गुरूवार 


जय प्रकाश नारायण जयंती | 
दुर्गा पूजा कलश स्थापन 


1 दिन 
1 दिन 


11 अक्टूबर, 2020 
17 अक्टूबर, 2020 


11 जिलहिज्जा - 1441 

हिजरी 
श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
11 मोहर्रम - 1442 हिजरी 
भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 
आश्विन कृष्ण पक्ष 

अमावस्या 
आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी 
आश्विन शुक्ल पक्ष 

प्रतिपदा 
आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी 
आश्विन शुक्ल पक्ष 

एकादशी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी 
अग्रहण कृष्ण पक्ष तृतीया 
अग्रहण शुक्ल पक्ष दशमी । 


रविवार 
शनिवार 


__ श्री कृष्ण सिंह जयंती 

दुर्गा पूजा 


1 दिन 
1 दिन 


21 अक्टूबर, 2020 
27 अक्टूबर, 2020 


बुधवार 
मंगलवार 


गुरूवार 


छठ पूजा ( खरना) 
| डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जयंती 

क्रिसमस ईव 


1 दिन 
1 दिन 
1 दिन 


19 नवम्बर, 2020 
3 दिसम्बर, 2020 
24 दिसंबर, 2020 


गुरूवार 


गुरूवार 


टिप्पणी - (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि मे परिवर्तन हो 

सकता है । 
उपर्युक्त ऐच्छिक / प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम तीन अवकाशों का 
उपभोग किया जा सकेगा । इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन 
सामान्यतः आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा 
सकेगा । सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी 
दी जा सकेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्टूबर 2019 


सप्ताह के 
दिन 


VI 


रविवार 


होली 


मंगलवार 


बुधवार 
रविवार 


गुरूवार 
शुक्रवार 


मंगलवार 


शुक्रवार 
सोमवार 


अनुसूची - 3 
वर्ष 2020 के लिए बिहार राज्य में एन0 आई0 ऐक्ट , 1881 के तहत् घोषित अवकाश । 
क्रमांक | पर्व / अवसर / अवकाश अवकाश ग्रेगेरियन कैलेन्डर । शाके तिथि / हिजरी 
का नाम के दिनों के अनुसार तिथि 

तारीख 
की संख्या 

IV 
1 . । गणतंत्र दिवस 1 दिन 26 जनवरी , 2020 

| माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया । 
1 दिन 10 मार्च, 2020 

फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 
होली 

1 दिन 11 मार्च, 2020 चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया 
बिहार दिवस 1 दिन 22 मार्च, 2020 चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 
राम नवमी 

1 दिन 02 अप्रील, 2020 __ चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी 
गुड फ्राइडे 

1 दिन 10 अप्रील, 2020 वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया 
7. भीमराव अम्बेदकर जयंती 1 दिन 14 अप्रील , 2020 वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी । 

मई दिवस ( श्रम दिवस) 1 दिन ____ 01 मई , 2020 वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी 
ईदुल -फितर ( ईद ) 1 दिन 25 मई, 2020 01 शौव्वाल - 1441 हिजरी 

10 जिलहिज्जा - 1441 
ईदुल - जोहा ( बक्रईद ) 1 दिन 01 अगस्त , 2020 

हिजरी 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन 11 अगस्त, 2020 ___ भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी 
12. । स्वतंत्रता दिवस 

1 दिन । 

15 अगस्त, 2020 भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी 
13. मोहर्रम 

1 दिन 30 अगस्त, 2020 10 मोहर्रम - 1442 हिजरी 
महात्मा गाँधी जयंती 1 दिन । 02 अक्टूबर, 2020 आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 
15. दुर्गा पूजा (महाअष्टमी) | 1 दिन 24 अक्टूबर, 2020 आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी 
16. दुर्गा पूजा (महानवमी) 1 दिन 25 अक्टूबर, 2020 आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी 
17. दुर्गा पूजा (विजयादशमी ) 1 दिन । 26 अक्टूबर , 2020 आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी 
18. दीपावली 

कार्तिक कृष्ण पक्ष 
1 दिन 14 नवम्बर, 2020 

___ आमावस्या 
19. छठ पूजा 

20 नवम्बर, 2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष पष्ठी । 
20 . छठ पूजा 

1 दिन 21 नवम्बर, 2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी 
21 . | गुरु नानक जयंती 

1 दिन । 30 नवम्बर, 2020 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा । 
22. 

अग्रहण शुक्ल पक्ष 
क्रिसमस 

25 दिसम्बर, 2020 


शनिवार 


1 


मंगलवार 
शनिवार 
रविवार 


५ 


14. 


शुक्रवार 
शनिवार 
रविवार 
सोमवार 


शनिवार 


1 दिन 


शुक्रवार 


शनिवार 


सोमवार 


शुक्रवार 


एकादशी 


टिप्पणी - (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन 

हो सकता है । 
एन0आई0एक्ट के तहत् उक्त घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं 
राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वतः लागू होंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अक्टूबर 2019 


अनुसूची - 4 
वर्ष 2020 में एन० आई० ऐक्ट , 1881 के तहत बैंक लेखाबन्दी अवकाश । 
क्रमांक । पर्व / अवसर / अवकाश । अवकाश के ग्रेगेरियन । शाके तिथि / सप्ताह के 
का नाम 

दिनों की कैलेन्डर के । हिजरी तारीख दिन 
संख्या अनुसार तिथि 


IV 


VI 


बैंक खाता की वार्षिक बंदी । 


1 दिन 


- 


1 अप्रैल, 2020 


| चैत्र शुक्ल पक्ष । बुधवार 

अष्टमी 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1133 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


